रजिस्ट्री सं. डीएल० - 33004/96 


REGD . NO . D. L.-33004/96 


. 


. . 


- 14 


- - : 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -- खण्ड 3 - - उप - खंड ( i ) : 
PART II _ Section 3 Sub-section (1) ", 


• 


MINS 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 38 ] 
No. 38 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, जनवरी 30 , 1997 / माघ 10, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 1997/MAGHA 10 , 1918 


रेल मंत्रालय 


( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1997 
सा. का.नि. 45 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार, रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 ( 1957 का 23 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, रेल संरक्षण बल नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल ( संशोधन ) नियम, 1997 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. रेल संरक्षण बल नियम , 1987 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 2 में , खंड ( ख ) के पश्चात निम्नलिखित खंड 
अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - - 

( एक ) " उपबंध " से इन नियमों से उपाबद्ध उपबंध अभिप्रेत है । 
3. उक्त नियमों के नियम 272 में , - ( 1 ) उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: 

( 1 ) बल के किसी सदस्य को , किसी रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगी सूची में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक ऐसा सदस्य अपने 
नियंत्रक अधिकारी से एक लिखित निर्देश जिसका नाम " रोगी ज्ञापन " है , अपने साथ लेकर नहीं आता है और वह उपबंध " क " में क प्रोफार्मा के अनुसार 
तीन प्रतियों में घोषणा भी देगा, 

नियंत्रक अधिकारी बल के सदस्य को मांग किए जाने पर " रोगी ज्ञापन जारी करेगा, चाहे ऐसा सदस्य मुख्यालय पर ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर । 
ऐसा ज्ञापन जारी करते समय , नियंत्रक अधिकारी उस पर इस बात का उल्लेख करेगा कि , सदस्य विशेष ड्यूटी के लिए अपेक्षित है , स्थानांतरण आदेश के 
अधीन है और उसके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक अपील नियम कार्रवाई की जा रही है और विभागीय जांच उपस्थित होने से बचना चाहता है या बीमारी 
की सूचना आदि देने का अभ्यस्त है यदि ऐसे सदस्य को रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा " रोगी सूची में रखा जाता है तो , सदस्य स्वयं को रोगी सूची में रखे 
जाने की बाबत अपने नियंत्रक अधिकारी को 48 घंटे के भीतर सूचना देगा और पूर्व में ही रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, रेल चिकित्सा अधिकारी इस 
नियम में उपदर्शित के अनुसार कर्मचारीवृन्द को रोगी सूची में रखे जाने की घोषणा की एक प्रति, सदस्य के नियंत्रक अधिकारी को भेजेगा, घोषणा की दूसरी 


239G / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (i)] 


प्रति अपने रिकार्ड के लिए अपने पास रखेगा और तीसरी प्रति रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ बल के सदस्य को सौंप दी जाएगी और बल का सदस्य इस 
रेल चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित अपने नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 

परन्तु यह कि , ऐसा कोई सदस्य जो , आपातकाल के कारण अपने नियंत्रक अधिकारी से " रोगी ज्ञापन " लेने में समर्थ नहीं है वह उपचार के लिए 
सीधे ही रेल चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट कर सकेगा, यदि सदस्य बीमारी की रिपोर्ट देना और अनुबंध " क " के अनुसार तीन प्रतियों में घोषणा लेना चाहत 
है तो उसे रेल चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित करना पड़ेगा, यदि सदस्य, बहिरंग रोगी के रूप में रोगी सूची में रखा जाता है तो सदस्य के लिए यह 
आबद्ध कर होगा कि वह अपने नियंत्रक अधिकारी से रोगी ज्ञापन " प्राप्त करे और उसे रेल चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत करें , यदि सदस्य को अंतरंग रोगी 
के रूप में रोगी सूची में रखा जाता है तो रेल चिकित्सा अधिकारी नियंत्रक अधिकारी को घोषणा की प्रति भेजकर सूचित कर देगा और नियंत्रक अधिकारी 
रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषणा की प्राप्ति पर नियंत्रक अधिकारी से रोगी ज्ञापन प्राप्त हाने पर जारी करेगा । 

किसी भी दशा में रूग्णता प्रमाण - पत्र नियंत्रक अधिकारी अन्य समतुल्य या उध्वतर स्त्रोतों से रोगी ज्ञापन प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा । परन्तु 
यह और कि ऐसा सदस्य जो छुट्टी पर या ड्यूटी पर अपने मुख्यालय से दूर है तो, यह निकट भारसाधक रेल संरक्षण बल पोस्ट/ आउट पोस्ट से " रोगी ज्ञापन " 
प्राप्त कर सकेगा या जहां निकट में कोई रेल संरक्षण बल पोस्ट / आउट पोस्ट अवस्थित नहीं है वहां स्टेशन मास्टर/ सहायक स्टेशन मास्टर से प्राप्त कर सकेगा। 

यथा ऊपर वर्णित " रोगी ज्ञापन " जारी करने वाला रेल संरक्षण बल पोस्ट / आउट पोस्ट का भारसाधक या स्टेशन मास्टर/ सहायक स्टेशन मास्टर 
सदस्य के नियंत्रक अधिकारी को इस तथ्य की तत्काल सूचना देगा । यदि सदस्य को रोगी सूची में बहिरंग रोगी के रूप में रखा जाता है तो वह अपने नियंत्रक 
अधिकारी को इस तथ्य की तत्काल सूचना देगा । इलाज करने वाला रेल चिकित्सा अधिकारी यह पता लगाने की दृष्टि से सदस्य की जांच करेगा कि क्या 
सदस्य अपने मुख्यालय तक जा पाने के लिए सही है, यदि ऐसा है तो वह यात्रा के लिए आरोग्य प्रमाण - पत्र जारी करेगा । 

परन्तु यह और कि किसी सदस्य को विशेष म्यूटी पर उसकी तैनासी पर या छुट्टी देने से इंकार करने के अवसर पर प्रायः बीमार होने की सूचना 
देने का अभ्यस्त पाया जाता है तो: 

" बीमारी की वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष चिकित्सीय जांच के लिए भेजा जाएगा " । 
( 2 ) उप -नियम 2 का लोप किया जाएगा । 
( 3 ) उप - नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: -- 

" 3. जहाँ कहीं रेल संरक्षण बल विभाग के अस्पताल बहिरंग रोगी स्वास्थ्य ईकाई में यदि एक से अधिक डाक्टर हैं तो रेल चिकित्सा प्रमाण 

पत्र केवल , अस्पताल के भारसाधक /मंडल भारसाधक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए किसी एक डाक्टर द्वारा जारी किया जाएगा । " 
( 4 ) उपनियम 4 का लोप किया जाएगा । 
( 5 ) उपनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: 

" 5. सामान्यतया, कोई भी रेल चिकित्सा प्रमाण पत्र एक बार में सात दिन से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई सदस्य , 
अंतरंग रोगी के रूप में अस्पताल में दाखिल न कर दिया गया हो । इसी प्रकार अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् किसी सदस्य को एक बार में 14 दिन से अधिक 
के लिए रोगी सूची में नहीं रखा जाएगा । 

परन्तु कतिपय परिस्थितियों में , यदि संबंधित चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि रोगी को किसी बहिरंग रोगी के रूप में आवासीय उपचार के 
लिए लम्बी अवधि के लिए रखा जाना है , तो उसे रखा जाएगा किन्तु ऐसे रोगी के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट रोगी के नियंत्रक अधिकारी को उसकी एक प्रति 
पृष्ठांकित करते हुए, मंडल के भारसाधक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक को भेजी जाएगी । " 

( 6 ) उपनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: 

" 6. किसी ऐसे सदस्य की , जिसे रेल चिकित्सा प्रमाण - पत्र जारी किया गया है , बीमारी की अवधी के दौरान रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 
नियमित रूप से परीक्षा की जाएगी. " 

( 7 ) उपनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: 

" 9. रोगी सूची का कोई बल का सदस्य छुट्टीमंजूर करने वाले प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना अपने उपचार के अपने स्थान को सिवाय 
ऐसे अभ्यास के नहीं छोड़ेगा जो रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा आदेश में निहित और अधिसूचित किया जाए । " 

( 8 ) उपनियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: 

" 272. 10 वे विषय जो पूर्ववर्ती नियमों के अधीन नहीं आते हैं , उन पर रेल नियम/ भारतीय रेल चिकित्सा निर्देशिका के विद्यमान उपबंध लागू 
होंगे । " 

[ सं. 87 / सुरक्षा( विशेष )/ 6/ 2 ] 
सी. एल. काय, अध्यक्ष (रेलवे बोर्ड ) 

एवं पदेन प्रमुख सचिव 


[ भाग II --- खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : मूल सा . का .नि. सं. 951 ( अ ) तारीख 3--12 - 87 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् नीचे दी गई 

सा. का .नि . द्वारा संशोधित किए गए : 
क्र . सं . सा . का. नि . सं . 

तारीख 
01 374 

24 - 07 - 92 
574 

07 - 11 - 94 
164 

20 - 03 - 95 
45 

12 - 01 - 96 
39 ( अ ) 

17 - 01 - 96 


उपबंध " क " 


रूग्णता की रिपोर्ट करते समय बल के सदस्य द्वारा दी जाने वाली घोषणा 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मैं अस्वस्थ हूँ. कृप्या मुझे - - --- 

- - - - - - - से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाए. मैं - - - - - - 
- - --- - - - ----- -- - - - - अपने प्राधिकृत विभागीय अधिकारी/ पर्यवेक्षक अर्थात् ----- -- - 

- - - - - --- से रोगी ज्ञापन ले आऊंगा/ 
ले आया हूँ. 

( जहाँ बीमारी की सूचना भेजी जानी अपेक्षित है , वहां के विभागीय अधिकारी/ पर्यवेक्षक का पदनाम, मुख्यालय/स्टेशन का उल्लेख करें . 
मैं घोषणा करता हूँ कि : - - [ जो लागू न हो उसे काट दें ] 
( i) मेरा स्थानांतरण अस्थाई/ आपातिक ड्यूटी के आदेश के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है अथवा अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत 
कार्रवाई नहीं की जा रही है . 
( ii ) कि मैं - - - - - --- 

-- -- तक स्वीकृत आकस्मिक छुट्टी/ 
औसत वेतन छुट्टी पर हूँ. 
( iii ) मुझे इस तारीख से पूर्वकिसी रेल/ प्राइवेट चिकित्सक द्वारा रोगी सूची में नहीं रखा गया है/ स्वस्थ घोषित नहीं किया है . 

या 
- - - -- - - - ---- - - से रोगी सूची में रखा गया था तथा मुझे - - -- 

- . - - .. - को 
आरोग्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दिया गया है , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


कर्मचारी के हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे 

का निशान 
नाम - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- 

रैंक एवं नम्बर तैनाती का स्थान 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


मण्ड ल/ रेल - - - - -- - - -- - - -- - -- - - - - - 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th January , 1997 
G. S. R. 45 ( E). --In exercise of the powers conferred by section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 ( 23 of 
1957), the CentralGovernment herebymakes the following rules further to amend the Railway Protection Force Rules, 1987, 
namely : 

1. ( 1) These rules may be called tho Railway Protection Force (Amendment) Rules , 1997 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART IISEC , 3 (1) ] 


2. In the Railway Protection Force Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2 , after clause (b ), the 
following clause shall be inserted , namely: 

(ba ) " Annexure" means an annexure annexed to these rules. 
3 . In the rule 272 of the said rules, (1 ) for sub-rule I the following sub -rule shall be substituted , namely : 

".1 No member ofthe Force shall be taken on sick list by any Railway Medical Officer unless such member comes 
with a written reference known as Sick Memo from his controlling officer and also gives declaration in triplicate as per the 
proforma at Annexure A . 

The Controlling Officer shall issue Sick Memo" to the member of the Force on demand ,whether such member is on 
duty or on leave at the Head Quarters. While issuing such memo, the controlling officer shallmention on it, if themember is 
required /detailed for Special duty, under transfer orders , facing DAR action and avoiding to attend departmental enquiry or is 
habitual of reporting sick , etc. In case such member is taken on sick list by Railway Medical Officer, the member shall intimate 
within 48 hours his Controlling officer about his being taken on sick list and submit the Railway Medical Certificate to him . 

The Railway Medical Officer taking the staff on sick list shall send one copy of the declaration as indicated in this rule 
to the Controlling Officer of the member, the second copy of the declaration will be kept by him for his record and the 
third copy will be handed over to the member of the Force alongwith Railway Medical Certificate and the member of 
the Force will submit the same to his controlling officer alongwith Railway Medical Certificate: 

Provided that the member who due to emergency is not able to take Sick Memo from his controlling officer,may 
directly report to Railway Medical Officer for treatment. The member will have to inform the Railway Medical Officer imme 
diately , if he wahts to report sick and give the declaration as per Annexure A in triplicate. In caso the member is taken on sick 
list as outdoor patient, it shall bc obligatory for themember to get a Sick Memo from his controlling officer and subrait the 
same to the Railway Medical Officer. If the member is taken on sick list as indoor patient, the Railway Medical Officer shall 
intimate the controlling officer by sending him the copy of the declaration and the controlling officer will issue Sick Memo on 
receipt of the declaration from the Railway Medical Officer. The sick certificate in any case will be issued on receipt of sick 
memo from the controlling officer or other equivalent orhigher sources: 

Provided further that a member who is on leave or on duty, away from his Head Quarters, may take Sick Memo from 
the nearest incharge Railway Protection Force post/out post or from Station Master/Assistant Station Master, if no Railway 
Protection Force post/outpost is located nearby. The incharge Railway Protection Forcé post/out post or Station Master /Assis 
tant Station Master issuing a Sick Memo as mentioned above shall intinate the controlling officer of the member immediately . 
In case themember is taken on sick list as out-door patient, hewill immediately intimate his controlling officer about this fact. 
The attending Railway Medical Officer shall examine the member with a view to find out, if the member is fit to travel up to his 
Head Quarters , if so , he will issue fit to travel certificate : 

Provided further that a member found to be habitually reporting sick frequently on occasion on his deployment to 
special duty or on refusal on leave may be sent for 

special medical examination by competent authority to ascertain as to the genuineness of the illness ". 
(2 ) sub - rule 2 shall be omitted ; 
(3 ) for sub -rule -3 , the following sub -rule shall be substituted , namely: 
" . 3 Wherever there are more than one doctor in the hospital/Health Unit Outdoor Patient Department in the department 
of Railway Protection Force , the issuance of Railway Medical Certificate shall be dealt with only by one authorised 
doctor to be nominated by the incharge of Hospital/Divisional Incharge." 
(4 ) sub - rule . 4 shall be omitted . 
(5 ) for sub -rule 5, the following sub - rule shall be substituted, namely : 

" .5 Ordinarily, no Railway Medical Certificate shall be issued for more than 7 days at a time unless a member is 
admitted in the hospital as an indoor patient. Similarly , after discharge from thc hospital a member shall not be kept on sick list 
for more than 14 days at a time: 


Provided that in certain circumstances if theMedical Officer concerned is of the opinion that the patient will have to be 
kept as an outdoor patient Department case for domiciliary treatment for a longer period , the samemay be done but a detailed 
report will have to be sent about such patient to the Chief Medical Superintendent/Medical Superintendent incharge of the 
division endorsing a copy of the same to the controlling officer of the patient. 

(6 ) for sub - rule 6, the following sub-rule shall be substituted , namely : 

" .6 A member who has been issued Railway Medical Certificate shall be examined regularly during the period of 
sickness by the Railway Medical Officers . 


[ TT II — 099 3 ( i) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(7 ) for sub -rule . 9, the following sub -rule shall be substituted, namely : 

" .9 A member of the Force on sick list shall not leave his place of treatment without the written approval of the leave 
sanctioning authority except for such exercise as may be prescribed and notified in the order by the Railway Medical Officer, 

(8 ) The following sub - rule shall be added after sub-rule .9 , namely : 

" 272 .10 To mattors not covered under foregoing rules, extant provisions of Railway Rules/ Indian Railway Medical 
Manual shall apply . 


[No. 87 /Sec (Spl)/6 /2 ] 
C . L . KAW , Chairman , Railway Board and 

ex . officio Principal Secy . 
Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India : Extraordinary videGSR No. 951 (E ) dated 3 - 12 - 87 and 
· subsequently amended vide GSRs given below : 


S .No . 


GSR No. 


Date 


374 
574 
164 


24 - 07 - 92 
07- 11 - 94 
20 -03 . 95 
12 -01- 96 
17 -01- 96 


45 


39 ( E ) 


ANNEXURE A 
DECLARATION TO BE GIVEN BY THE MEMBER OF THE FORCE AT THE TIME OF REPORTING SICK 


11 


HEELER 


I am not feeling well. Imay please be issued a Medical certificate w .e.f..... 

........I shall bring the Sick 
Memo/I have brought sick Memo from my authorised Departmental Officer/Supervisor i.e......................, 


. . . 


PILIHI 


1 . . 


IETIFI + II 


III . 


(Mention designation , Head quarter/station of Departmental Officer /Supervisor where intimation of sickness is required to be 
sent) . 

I declare that : (Strike outwhichever is not applicable ) 
(i) lam /1 am not under order of transfer, temporary /Emergency duty or under DAR action , 
(ii) That I am on sanctioned casual Leave/Leave on average Pay w .e.f............. 
( iii ) I was not on sick list/ declared fit by any railway /Private doctor immediately prior to this date . 


. . . . . . . . . . . . . to 


IIIIIIIIIII . . . 


or 


I was on sick list with .... 


....and have been given fit / Transfer certificate on. 


+ IRIRIIIIIIIEE 


. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


1 . . 


. . 


. 


Signature /LTI of the employee 
Name : 
Rank & Number : 
Place of Posting 
Divn . Rly . : 


339 91/97- 2 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


